निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 श्रावण 1937 ( श० ) 
( सं0 पटना 845 ) पटना , वृहस्पतिवार , 23 जुलाई 2015 


सं0 एन0 / गृ0वि0नि0 - वि0 - 01 - 00017/ 2005/ 319 

गृह (विशेष ) विभाग 


संकल्प 

22 जुलाई 2015 
बिहार राज्य के जिन स्वतंत्रता सेनानियों / आश्रिता पेंशनधारियों को भारत सरकार 
द्वारा स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन का भुगतान किया जाता है , उन्हें विभागीय 
पत्रांक - 382 दिनांक 24. 08. 2006 के द्वारा दिनांक 01. 08. 2006 के प्रभाव से 
2000 / - ( दो हजार) रूपया प्रति माह विशेष भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता देने का निर्णय 
राज्य सरकार द्वारा लिया गया था । 

2 . उक्त आदेश में राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचारोपरान्त बिहार राज्य 
के जिन स्वतंत्रता सेनानियों / आश्रिता पेंशधारियों को भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानी 
सम्मान पेंशन का भुगतान किया जाता है , उन्हें राज्य सरकार द्वारा दी जा रही विशेष 
भत्ता एवं चिकित्सा भत्ता में "चिकित्सा भत्ता शब्द को विलोपित कर विशेष भत्ता की 
देय राशि 2000 ( दो हजार) रूपया से बढ़ाकर 5000 ( पाँच हजार ) रूपया प्रति माह 
दिनांक 01 . 08. 2015 के प्रभाव से देने का निर्णय लिया गया है । 

3 . अब इन स्वतंत्रता सेनानियों को दिनांक 01 . 08. 2015 के प्रभाव से 5000 
( पाँच हजार) रूपया प्रति माह विशेष भत्ता के रूप में देय होगा । 

4 . उपरोक्त सुविधा को प्रदान करने हेतु निधि के उपबंध के संबंध में वर्तमान 
वित्तीय वर्ष में आवंटित राशि के व्यय होने के पश्चात् अतिरिक्त राशि उपबंध कराने हेतु 
कार्रवाई की जायेगी । 

विश्वासभाजन , 

(ह० ) अस्पष्ट , 
सरकार के उप - सचिव । 


सनानियों को निणय लिया गया हजार ) रूपया प्रति " का 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 845 - 571 + 500 - डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette. bih .nic . in 


